सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 पौष, 19 37 ( श०) 


संख्या 5 92 राँची , गुरुवार 


31 दिसम्बर , 2 0 15 ( ई० ) 


श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग 
कर्मचारी राज्य बीमा योजना 

. . . . . . . . . . . 

अधिसूचना 
22 दिसम्बर , 2015 


संख्या- एसीस- 03 / नि0 - 10 5 / 20 15 -1741-- कर्मचारी राज्य बीमा निगम ( भारत सरकार के उपक्रम) के 
दिनांक 31 जुलाई , 2014 को आयोजित बैठक के निर्णयानुसार योजना के अधीन राज्यों को सशक्त बनाने और 
चिकित्सा देखरेख की सुविधा प्रदान करने की प्रणाली की समीक्षा एवं अनुवीक्षण को सशक्त करने हेतु राज्य 
कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे - 


क्र०सं० 


प्रतिनिधियों के नाम 


पदनाम 


1 


प्रधान सचिव, सचिव, श्रम, नियोजन , प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड | 


अध्यक्ष 


| () वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा प्राधिकृत एक प्रतिनिधि । 


() भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड द्वारा प्राधिकृत एक प्रतिनिधि | 
() उधोग विभाग, झारखण्ड द्वारा प्राधिकृत एक प्रतिनिधि | 


सदस्य 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार 31 दिसम्बर, 2 0 15 _ 
( ) क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, जमशेदपुर | 


3 


निदेशक स्वास्थ्य सेवायें । 


सदस्य 


| राज्य के कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य । 


सदस्य 


5 चिकित्सा अधीक्षक , कर्मचारी राज्य बीमा योजना अस्पताल | 


सदस्य 


6 


सदस्य 


) श्री बेली बोधनवाला, तारापोर कंपनी, जमशेदपुर | 
() श्री अमृतांशु प्रसाद , कार्यपालक निदेशक, आधुनिक कंपनी समूह , रांची | 


7 


सदस्य 


| () श्री विन्देश्वरी प्रसाद, महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ, झारखण्ड प्रदेश , 
विश्वकर्मा भवन , पुलिस लाईन , जगजीवन नगर , धनबाद, पो० बाक्स -68 , धनबाद , 
मो० न० . 9334429431 


( ) इन्टक, झारखण्ड द्वारा प्राधिकृत एक प्रतिनिधि । 


क्षेत्रीय निदेशक , कर्मचारी राज्य बीमा निगम, झारखण्ड | 


सदस्य 


9 


राज्य चिकित्सा आयुक्त , कर्मचारी राज्य बीमा निगम, झारखण्ड । 


सदस्य 


10 निदेशक , कर्मचारी राज्य बीमा योजना, झारखण्ड | 


पदेन 


सदस्य 


झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से , 


मुखमीत सिंह भाटिया, 

प्रधान सचिव 
श्रम, नियोजन , प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग 

झारखण्ड , राँची । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 5 9 2 – 5 0 + 2 0 0 


